निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 श्रावण 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 852 ) पटना , बुधवार, 29 जुलाई 2015 

uxj fodki , 0av ko ki foike 

& & & & & & & & & 
___ vf/ ki puk 

27 t gkbZ2015 
सं0 03 / स्मार्ट सिटी - 22 - 03 / 2015 - 3363 — स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अधीन शहरी विकास मंत्रालय , 
भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के कंडिका - 13.2 में अंकित प्रावधानों के आलोक में राज्य स्तरीय High 
Powered Steering Committee ( HPSC ) का गठन निम्नवत् किया जाता है: 
मुख्य सचिव, बिहार 

अध्यक्ष 


1. 


प्रधान सचिव , वित्त विभाग 


सदस्य 


सदस्य 


प्रधान सचिव , योजना एवं विकास विभाग 
मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन 


सदस्य 


शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि 


सदस्य 


| राज्य में SPV का चयनित C . E. O . 

सदस्य 
चयनित नगर निकायों के महापौर / नगर आयुक्त / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं । सदस्य 
संबंधित विभागाध्यक्ष 
| प्रधान सचिव , लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 

सदस्य 


० 


| 


9 | प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार 


सदस्य सचिव 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 29 जुलाई 2015 
2. इस समिति में एक राज्य मिशन निदेशक होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा नामित सचिव स्तर के पदाधिकारी 


होंगे । राज्य मिशन निदेशक, HPSC के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे । इस समिति के निम्नवत् दायित्व होंगे: 


I. मिशन को मार्गदर्शन प्रदान करना और स्मार्ट सिटीज के विकास से संबंधित विचारों के आदान - प्रदान के 

लिए राज्य स्तरीय मंच प्रदान करना । 


II. चरण 1 मानदंडों के आधार पर प्रथम स्तरीय के अंतरा - राज्य प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया का निरीक्षण करना । 


III . एस0सी0पी0 की समीक्षा करना और चुनौती में सहभागिता के लिए शहरी विकास मंत्रालय को भेजना । 

( जब कभी यह गठित किया जाएगा) 
3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 852 -571 + 200 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


